REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 47 ] 
No. 47] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 18 , 2000 / पौष 28 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18 , 2000 /PAUSA 28 , 1921 


- 


खान और खनिज मंत्रालय 
( खान विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जनवरी , 2000 
सा . का . नि. 55 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार खान ओर खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 
का 67 ) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1 . ( क ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास ( संशोधन) नियम, 2000 है । 

( ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. खनिज संरक्षण और विकास नियम , 1988 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) अध्याय 1 के 
पश्चात निम्ननिखित “ अध्याय 1क " अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ अध्याय 1क, आवीक्षी संक्रियाएं 
3क . आवीक्षण स्कीम - आवीक्षी अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत 
अधिकारी को , आदीक्षी अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आवीक्षी संक्रियाओं की 
एक स्कीम प्रस्तुत करेगा जिसमें वह रीति उपदर्शित होगी जिसमें वह अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में आवीक्षी 
संक्रियाएं करने की प्रस्थापना करता है और विशेषतया : 
( क ) क्षेत्र की विशिष्टियां जैसे कि आकाशीय विस्तार, सीमाएं ; 
( ख ) रेखांक का मापक और भूवैज्ञानिक मानचित्रण क्षेत्र ; और 
( ग ) प्रयुक्त की जानेवाली मशीनों और यंत्रों की विशिष्टियां | 
उख. आवीक्षी स्कीम में उपांतरण ~ ( 1 ) नियम 3क के अधीन तैयार की गई और प्रस्तुत की गई किसी आवीक्षी 
स्कीम में , आवीक्षी अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय आवीक्षी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा भूवैज्ञानिक 
बातों के आधार पर उपांतरित की जा सकती है । 


174 GI/2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( )] 


- 


( 2) उपनियम ( 1) के अधीन किए गए किसी उपांतरण के संबंध में , आवीक्षी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा पंद्रह दिन की 
अवधि के भीतर महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को प्रज्ञापित किया जाएगा । 


ग . आवीक्षी संक्रियाओं का आवीक्षी स्कीम के अनसार किया जाना - आवीक्षी अनज्ञप्ति का प्रत्येक धारक नियम 
3क के अधीन प्रस्तुत आवीक्षी स्कीम के अनुसार या ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हों , जो नियम 3ख के अधीन प्रज्ञापित 
किए गए हों अथवा महानियंत्रक या क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथानिदेशित आवीक्षी संक्रियाएं 
करेगा । " 


3घ. आवीक्षी संक्रियाओं के संबंध में प्रज्ञापना - आवीक्षी अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक , महानियंत्रक, खान नियंत्रक 
और क्षेत्रीय नियंत्रक को आवीक्षी संक्रियाओं के प्रारंभ की प्रज्ञापना प्ररूप अअ में इस प्रकार भेजेगा कि वे ऐसे प्रारंभ 
से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उनके पास पहुंच जाए । 
3ड़. आवीक्षी संक्रियाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना -- आदीक्षी अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक महानियंत्रक , खान 
नियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक को प्ररूप खख में एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा जिसके साथ आवीक्षी अनुज्ञप्ति में 
अनुबंधित शर्तों के अनुसार उसके द्वारा संग्रहित आकाशीय, फोटो भूवैज्ञानिक , भूभौतिकीय, भूरासायनिक और ऐसे 
अन्य आँकड़े आवीक्षी अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति या आवीक्षी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या 
आवीक्षी अनुज्ञप्ति के परित्याग या उसके पर्यवसान, जो भी पहले हो , के पश्चात् तीस दिन के भीतर पहुंच जाए । ” | 
3. मूल नियम के नियम 4 में , 

(i) उपनियम ( 1) के खंड ( ड ) में “ खोज विषयक खनन " शब्दों के स्थान पर “ प्रस्थापित खोज विषयक 
खनन, यदि कोई हो , ” शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii) उपनियम ( 2) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, 
"पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए जाने के लिए प्रस्थापित कदम जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं , अर्थात् : 
वायु और जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पूर्वेक्षण संक्रियाओं से ग्रस्त भूमि का उत्तरोत्तर उद्धार और पुनरूद्धार, 
वृक्षारोपण की स्कीम और ऐसे अन्य उपाय जो महानियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पर्यावरण की पूर्वेक्षण 
संक्रियाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए समय - समय पर निदेशित किए जाएं । " 
4. मूल नियमों के नियम 9 में , उपनियम ( 2 ) में , “ प्राधिकृत अधिकारी " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति प्राधिकृत 
अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे | 
5. मूल नियमों के नियम 10 में, 

(i ) उपनियम (1) में , “ महानियंत्रक " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति महानियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा इस 
निमित्त प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे | 

( ii ) उपनियम ( 2 ) में , “ प्राधिकृत अधिकारी " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे । 
6. मूल नियमों के नियम 11 में , 

(i) उपनियम (1 ) में , “ क्षेत्रीय नियंत्रक " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी 
या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे | 
(ii ) उपनियम ( 2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् , 

“( घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी 
को " | 
( iii) उपनियम ( 3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

"( 3 ) यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक, खान नियंत्रक, मुख्य खान नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी अधिकारी, उपनियम ( 2 ) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अपना समाधान हो 
जाने पर उक्त उपनियम के खंड ( क ) , खंड ( ख ) , खंड ( ग ) या खंड ( घ ) में उल्लिखित अवधि के लिए खनन 
योजना को प्रस्तुत करने के लिए अवधि बढ़ा सकेगा । "; 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(iv) उपनियम ( 4) में, 

( क ) " क्षेत्रीय नियंत्रक " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त 
प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे ; 

( ख ) शब्द “ उसके " का लोप किया जाएगा ; 
(v ) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

"( 5 ) यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, खनन योजना या 
उपांतरित खनन योजना की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदक को अपना अनुमोदन या 
अननुमोदन सूचित करेगा और अननुमोदन की दशा में , उक्त खनन योजना या उपांतरित खनन योजना के अननुमोदन 
के कारणों को भी सूचित करेगा । " । 
7 . मूल नियम के नियम12 में , 

(i) उपनियम (1) का लोप किया जाएगा ; 

(ii) " क्षेत्रीय नियंत्रक " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त 
प्राधिकृत अधिकारी ” शब्द रखे जाएंगे ; 

( iii ) उपनियम ( 3) में , " क्षेत्रीय नियंत्रक " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या राज्य सरकार 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे ; 

( iv ) उपनियम ( 4) में “ प्राधिकृत अधिकारी " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या राज्य 
सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे । 
8. मूल नियमों के नियम 26 के उपनियम (3 ) के परंतुक में, " महानियंत्रक " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति 
महानियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक " शब्द रखे जाएंगे । 
9. मूल नियमों के नियम 28 में - 

(i) उपनियम ( 1) के खंड ( घ ) के परंतुक में “ महानियंत्रक " शब्द के स्थान पर “ यथास्थिति महानियंत्रक या 
मुख्य खान नियंत्रक " शब्द रखे जाएंगे ; 
___ (ii) उपनियम (2) के परंतुक में “ महानियंत्रक " शब्द के स्थान पर “ यथास्थिति महानियंत्रक या मुख्य खान 
नियंत्रक " शब्द रखे जाएंगे ; 
( iii ) उपनियम (5 ) में , 

(क) खंड ( क) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

___ (i) एक प्रशासनिक पृष्ठ मानचित्र जिसमें खनन पट्टे की सीमा और उसके पार्श्वस्थ क्षेत्र अधिमानतः 
उसके पांच किलो मीटर के भीतर का क्षेत्र ; "; 

( ख ) परंतुक में , “ प्रशासनिक " शब्द के पश्चात् “ पृष्ठ " शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ; 
( ग) खंड ( ख) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

___ “ एक प्रशासनिक पृष्ठ मानचित्र जिसमें खनन पट्टे की सीमा दर्शित हो, ” | 
10. मूल नियमों के नियम 42 के उपखंड (6 ) में , 

(i) खंड ( क) , खंड ( ख) और खंड ( ग) का लोप किया जाएगा ; 
( ii ) खंड ( घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

“ ( घ ) ऐसे व्यक्ति जो निम्नलिखित सारणी में अधिकथित खान प्रवर्गों से संबंधित अर्हताएं और अनुभव रखते 
हैं , विनिर्दिष्ट खान प्रवर्गों के संबंध में नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


% 


- 


- 


- 


[ PART II -- SEC. 3(i)] 


सारणी 


- 


योग्यता 


अनुभव 


खानों का प्रवर्ग 


2 


(i) खनन में डिप्लोमा अथवा शून्य 

सभी " ख " प्रवर्ग खाने 
भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और 
साथ में प्रथम श्रेणी की धातुमय खान 
प्रबंधक का प्रमाणपत्र 
( ii ) प्रथम श्रेणी धातुमय खान प्रबंधक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष सभी " ख " प्रवर्ग खाने 
का प्रमाणपत्र धारक 

का अनुभव 
(iii ) खनन में डिप्लोमा अथवा किसी खान में पर्यवेक्षक की हैसियत सभी " ख " प्रवर्ग खाने 
भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि से 3 वर्ष का अनुभव 
अथवा समतुल्य योग्यता 
( iv ) भूविज्ञान में स्नातक अथवा स्नातक उपाधि के बाद 5 वर्ष का सभी " ख " प्रवर्ग खाने 
द्वितीय श्रेणी धातुमय खान प्रबंधक अनुभव अथवा प्रमाणपत्र प्राप्ति के 
का प्रमाणपत्र 

बाद एक वर्ष का अनुभव 
( v) माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का खान फोरमैन / मैट के रूप में 5 वर्ष प्रवर्ग “ ख ” की सभी विवृत्त खानें " | 
प्रमाणपत्र और साथ में खान फोरमैन का अनुभव 
प्रमाणपत्र 
11. मूल नियमों के नियम 57 में , 
( क ) उपनियम (1 ) में , 

( ) “ महानियंत्रक के अधीनस्थ " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति महानियंत्रक या राज्य सरकार के 
अधिकारी " शब्द रखे जाएंगे ; 

(ii ) अन्त में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु यह कि मुख्य खान नियंत्रक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पूर्वोक्त कोई आदेश या निदेश जारी 
किया गया हो तो आवेदन मुख्य खान नियंत्रक को किया जाएगा जो इसमें इसके पश्चात् विहित की जाने वाली रीति 
से आवेदन का निपटान करेगा ?"; 
( ख) उपनियम (2) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु यथास्थिति महानियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे तक उस आदेश का 
प्रवर्तन निलंबित कर सकेगा जिसके विरूद्ध अपील की गई है ।"; 

( ग) उपनियम ( 3) में “महानियंत्रक " शब्द के स्थान पर “ यथास्थिति महानियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक " शब्द 
रखे जाएंगे । 
( घ) उपनियम ( 4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

"( 4) मुख्य खान नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश 
या निदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर क्त आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए महा नियंत्रक को आवेदन 
कर सकेगा, परंतु ऐसा कोई आवेदन उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक 
महानियंत्रक का समाधान कर देता है कि समय के भीतर आवेदन न करने का उसके पास पर्याप्त हेतुक है । "; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( ड) उपनियम ( 5 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

___ "(5) उपनियम ( 4) के अधीन ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर महानियंत्रक , मुख्य खान नियंत्रक द्वारा 
जारी किए गए आदेश या निदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा अथवा 
आवेदक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा । "; 

( च ) उपनियम ( 6) में “ केन्द्रीय सरकार " शब्दों के स्थान पर जहां- जहां वे आते हैं शब्द “ महानियंत्रक " रखे जाएंगे । 
12. मूल नियमों की अनुसूची में, 

(1) “ प्ररूप क " के पश्चात् निम्नलिखित “ प्ररूप कक " अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" प्ररूप कक 


( आवीक्षी संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना) 

(नियम 3घ देखिए ) 
महत्वपूर्ण 

सेवा में , 
यह प्ररूप विधिवत भरकर ऐसे भेजा जाना चाहिए कि वह 1 . महानियंत्रक, 
आवीक्षी संक्रियाओं के प्रारंभ से पंद्रह दिन के भीतर 

भारतीय खान ब्यूरो, 
संबंधित प्राधिकारियों के पास पहुंच जाए । 

नागपुर - 440001 
*2. खान नियंत्रक, 

भारतीय खान ब्यूरो 
* 3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक , 

भारतीय खान ब्यूरो 

4. संबंधित राज्य सरकार , 
1 . उस खनिज अथवा उन खनिजों के नाम जिनके लिए --- 
आवीक्षी अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है 
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता 
3. यदि अनुज्ञप्तिधारी कोई कंपनी या भागीदारी फर्म या 
सहकारी है, तो कृपया निम्नलिखित दर्शित करें 
(i) प्रभारी निदेशक का नाम और पता 
(ii ) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता 
4. आवीक्षी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां 
(i) निष्पादन की तारीख 
(ii) अवधि 

---------- वर्ष, --- -- से - --- तक 
(iii ) अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आनेवाला क्षेत्र 

---- ---- हेक्टेयर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC. 3(1)] 


5. आवीक्षी अनुज्ञप्ति के क्षेत्र की अवस्थिति (1: 250 , 000 के मापक पर अवस्थिति दर्शित करने वाला मानचित्र 
संलग्न किया जाना चाहिए) । 
(i) टोपो शीट सं० 
( ii ) कोण बिन्दुओं के समकक्ष 
( iii ) ( क ) जिला 

( ख ) राज्य 
6. आवीक्षण के लिए नियोजित भूवैज्ञानी या खनन इंजीनियर, यदि कोई हो , के ब्यौरे 
(i) नाम और पता : 
(ii) अर्हताएं 
(iii ) नियुक्ति की तारीख 
( iv ) नियुक्ति की प्रकृति 

पूर्णकालिक ( ) अंशकालिक ( ) 
( उपर्युक्त वर्गों में से जो लागू हो कृपया ( २ ) चिन्हित कर दें) । 
7 . आवीक्षी संक्रियाओं के प्रारंभ की तारीख 


स्थान : 


हस्ताक्षर : 


तारीख : 


पूरा नाम : 
पदनाम : स्वामी/ अभिकर्ता/ खनन इंजीनियर/ प्रबंधक 


* यह उस खान नियंत्रक / क्षेत्रीय खान नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में , जैसा समय 
समय पर महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन 
अधिसूचित किया गया हो, क्षेत्र से आती हो । "; 
( 2) विद्यमान “प्ररूप ख ” के पश्चात् निम्नलिखित “ प्ररूप- खख ” अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

“ प्ररूप- खख 

( नियम 3ड़ देखिए ) 
...( खनिज का नाम) की बाबत ...................वर्ष के लिए आवीक्षी सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट 
निम्नलिखित को प्रस्तुत की जाएगी : 
महत्वपूर्ण 

सेवा में , 
यह प्ररूप विधिवत भरकर सम्बद्ध प्राधिकारियों को इस 1. महानियंत्रक , 
प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह आवीक्षी अनुज्ञप्ति के 

भारतीय खान ब्यूरो, 
निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 
या आवीक्षी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या आवीक्षी संक्रियाओं इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स 
के परित्याग पर, जो भी पहले हो , तीस दिन के भीतर 

नागपुर - 440001 
पहुंच जाए । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


* 2. खान नियंत्रक , 

भारतीय खान ब्यूरो 


* 3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक , 


भारतीय खान ब्यूरो 

4. संबंधित राज्य सरकार 
1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम 
2. फर्म की प्रकृति 
3.फर्म का पता 
4 . अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आनेवाला क्षेत्र 

---------(वर्ग कि0मी0) 
5. अवस्थिति 
(i) टोपो शीट सं0 
(ii) कोण बिन्दुओं के समकक्ष 
(iii ) जिला 
(iv ) राज्य 
6. अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की तारीख 
7. अनुज्ञप्ति की अवधि 
8. किया गया आदीक्षी सर्वेक्षण कार्य (निम्नलिखित प्रत्येक मद के सामने प्रयुक्त की गई मशीनों और यंत्रों की 
विशिष्टियों सहित अंतर्वलित कार्य का संक्षिप्त विवरण ) 
(i) क्षेत्रीय सर्वेक्षण 
(ii ) आकाशीय/ फोटो भूवैज्ञानिक कार्य 

(iii) भूवैज्ञानिक मानचित्रण जिसमें आनेवाले क्षेत्र और --- - 
मापन भी हों 
( iv) भूभौतिकीय 
( v) भू रासायनिक 
( vi ) परीक्षार्थ वेधन : संख्या, प्रभावित मीटरेज और - ----- 
नमूना क्षेत्र 
9. अयस्क पिंड की प्रकृति और संरचना 
10 . अयस्कों या खनिजों का विश्लेषण 


11. यदि परित्यक्त हो 


(i) 
( ii ) 


परित्याग की तारीख 
परित्याग के कारण 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC 


3(1 )/ 


- 


- 


हस्ताक्षर : ......................... 
( हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम ) 


पदनाम : ... 


और 


पता : 


प्रेषण की तारीख ....... 


* यह उस खान नियंत्रक / क्षेत्रीय खान नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में जैसा समय 
समय पर महानियंत्रक , भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन 
अधिसूचित किया गया हो, वह क्षेत्र आता हो । "; 
( 3 ) प्ररूप ग में , खान के स्वामित्व से संबंधित मद सं0 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद 
सं0 और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" 4क . खान का द्वार खोलने/ पुनः खोलने की तारीख : 

4ख. पुनः खोलने की दशा में बंद होने की तारीख "; 
( 4 ) प्ररूप च - 1 के भाग II में "( उत्पादन, प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे क्रम सं0 5 के सामने , “ देशी 
उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/ प्रेषण " शीर्षक के नीचे सारणी में , " अयस्क की श्रेणी " स्तंभ 
शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" विक्रय का स्थान "; 


( 5 ) प्ररूप च- 2 के भाग II में “ ( उत्पादन, प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे क्रम सं0 3 के सामने, “ देशी 
उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/ प्रेषण " शीर्षक के नीचे सारणी में , “ अयस्क की श्रेणी " स्तंभ 
शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 


“ विक्रय का स्थान "; 
( 6 ) प्ररूप च- 3 के भाग II में “( उत्पादन , प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे क्रम सं0 3 के सामने , “ देशी 
उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/ प्रेषण " शीर्षक के नीचे सारणी में , “ अयस्क की श्रेणी " स्तंभ 
शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" विक्रय का स्थान "; 
(7) प्ररूप च- 4 के भाग II में “( उत्पादन, प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे, 
( i) क्रम सं0 2 के सामने “ प्रसंस्कृत अयस्क का श्रेणीवार उत्पादन, प्रेषण और स्टाक " शीर्षक के नीचे सारणी में 
स्तम्भ शीर्षक " श्रेणी ( Cr203 अंतर्वस्तु का % ) " के नीचे “ ढेला " से आरंभ होने वाले और “ सान्द्र " से समाप्त 
होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ढेला : 
( क ) 30 प्रतिशत से नीचे 
( ख ) 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ग) 40 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक 
( घ) 47 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक 
( ड) 52 प्रतिशत और उससे ऊपर 
चूर्ण : 


( क ) 30 प्रतिशत से नीचे 


( ख) 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक 
( ग) 40 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक 
( घ) 47 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक 
( ड ) 52 प्रतिशत और उससे ऊपर 
सान्द्र : "; 
( ii ) क्रम सं0 3 के सामने, “ देशी उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय /प्रेषण " शीर्षक के नीचे 
सारणी में , “ अयस्क की श्रेणी " स्तंभ शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 
“ विक्रय का स्थान "; 


8. प्ररूप च - 5 के भाग II में "( उत्पादन , प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे क्रम सं05 के सामने , “मास के 
दौरान विक्रय " शीर्षक के नीचे सारणी में , “ धातुओं/ उत्पादों का आरंभिक स्टाक " स्तंभ शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित 
स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" विक्रय का स्थान "; 
( 9) प्ररूप च-8 के भाग II में “( उत्पादन, प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे क्रम सं0 4 के सामने, “ देशी 
उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/प्रेषण " शीर्षक के नीचे सारणी में , " अयस्क की श्रेणी " स्तंभ 
शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" विक्रय का स्थान "; 
( 10 ) प्ररूप ज-1 में, 

( क ) भाग 2 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


- 


62/ 2000 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEc. 3(i) ] 


- 


- 


“ भाग 2क ( पूंजी संरचना ) 
1.स्थिर आस्तियो का मूल्य * ( 000 रू0 ) ....... 
( खान, सज्जीकरण संयंत्र, खान कार्यशाला, ति और जल संस्थापन ) 
विवरण 

वर्ष के वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान वर्ष के 
आरंभ में वृद्धियां विक्रय या त्यक्त दौरान 

किया गया अवक्षयण 


शुद्ध अंश अतिशेष अनुमानित 

बाजार 
स्तंभ( 2 + 3 )-( 4 + 


मूल्य * * 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


(i) भूमि * * * 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ii) भवन ........ 

औद्योगिक 
निवासीय.... 
( iii ) संयंत्र और मशीनरी जिसमें परिवहन उपकरण भी है ......... 
( iv) पूंजीकृत व्यय उदाहरणतया उत्पादन पूर्व खोज, विकास, मशीनरी आदि का मुख्य ओवरहाल और मरम्मत ( 
आयकर अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित ) . 


कुल 


* यदि स्थिर आस्तियां एक से अधिक खान के लिए सामान्य हों तो ऐसी सभी खानों के लिए किसी एक खान 
विवरणी में सम्मिलित सूचना दें और उन अन्य खान का नाम उपदर्शित करें जिनसे उपर्युक्त प्ररूप में दी गई सूचना 
संबंधित है । यदि विवरणी अन्य खानों के संबंध में है तो उस विशेष खान की विवरणी का केवल निर्देश दे जिसमें 
सूचना सम्मिलित है । 
* * वैकल्पिक और यदि खान स्वामी की इच्छा हो तो वह मद (i), ( ii ), और (iii ) के संबंध में दे सकता है । 
* * * इसमें भूमि के अर्जन पर उपगत कोई अनावर्ती व्यय सम्मिलित है । 


2. वित्त स्रोत ( वर्ष के अन्त में ) 
(i) समादत्त शेयर पूंजी ( 000 रू0 ) 
(ii) निजी पूंजी ( 000 रू0 ) 
( iii ) रिजर्व और अधिशेष ( सभी प्रकार का ) 
(iv ) दीर्घकालिक ऋण 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[ भाग II - खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रमुख संस्थाओं उदाहरणतया राज्य वित्त निगम , औद्योगिक विकास और अन्य लोक निगम , सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत 
बैंक और अन्य स्रोतों के नामों के साथ प्रत्येक स्रोत से ऋण की रकम और ब्याज की दर जिस पर ऋण लिया गया 
है, उपदर्शित करें । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3. ब्याज और किराया ( 000 रू० ) 
(i) वर्ष के दौरान संदत्त ब्याज 
( ii ) वर्ष के दौरान संयंत्र, किराया, ( भूतल किराया 
अपवर्जित करते हुए ) 
( ख ) भाग 3 में , क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात् : 

" 6. अन्य व्यय : 
(i) उपरि 
(ii) अनुरक्षण 
(iii ) कर्मकारों को संदत्त अन्य फायदों का धनीय मूल्य 
(iv ) वृत्तिक अभिकरणों को किया गया संदाय ”; 


( ग ) भाग 5 में "( उत्पादन, प्रेषण और स्टाक ) ", शीर्षक के नीचे क्रम सं0 6 के सामने, “ देशी उपभोग के लिए और 
निर्यात के लिए किए गए विक्रय/प्रेषण " शीर्षक के नीचे सारणी में , " अयस्क की श्रेणी " स्तंभ शीर्षक के पश्चात 
निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
“ विक्रय का स्थान "; 


11 . प्ररूप ज - 2 में , “ भाग 3 जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) के भाग 3 में है " शब्दो, 
अक्षरों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( 
प्ररूप ज -1 ) के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
12. प्ररूप ज - 3 में , 


( i) “ भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) के भाग 3 में हैं " शब्दों, अक्षरों और 
अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) 
के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


( iii) भाग 5 में क्रम सं0 5 के सामने, “ देशी उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/प्रेषण " शीर्षक 
के नीचे सारणी में , " अयस्क की श्रेणी " स्तंभ शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
“ विक्रय का स्थान "; 
13. प्ररूप ज़ -4 में , 
(i) " भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज-1) के भाग 3 में है " शब्दो, अक्षरो और 
अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) 
के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


- 


(ii ) भाग 5 में क्रम सं0 2 के सामने “ प्रसंस्कृत अयस्क का श्रेणीवार उत्पादन , प्रेषण और स्टाक " शीर्षक के नीचे 
सारणी में स्तम्भ शीर्षक " श्रेणी ( Cr203 अंतर्वस्तु का % ) " के नीचे “ ढेला " से आरंभ होने वाले और “ सान्द्र " 
से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
" ढेला : 
( क ) 30 प्रतिशत से नीचे 
( ख) 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक 
( ग) 40 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक 
( घ ) 47 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक 
( ड) 52 प्रतिशत और उससे ऊपर 


चूर्ण : 


( क) 30 प्रतिशत से नीचे 
( ख) 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक 
( ग) 40 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक 
( घ) 47 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक 
( ड) 52 प्रतिशत और उससे ऊपर 
सान्द्र : "; 
(i ) भाग 5 में क्रम सं0 5 के सामने, “ देशी उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/ प्रेषण " शीर्षक के 
नीचे सारणी में , " अयस्क की श्रेणी " स्तंभ शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
" विक्रय का स्थान "; 


(14) प्ररूप ज -5 में , 
(i ) “ भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज -1 ) के भाग 3 में है " शब्दों, अक्षरों और 
अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) 
के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


(ii ) भाग 5 में , क्रम सं0 5 के सामने “ वर्ष के दौरान विक्रय " शीर्षक के नीचे सारणी में “ धातुओं/ उत्पादों का 
आरंभिक स्टाक " स्तंभ शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" विक्रय का स्थान "; 
(15 ) प्ररूप ज - 6 में " भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज -1 ) के भाग 3 में है " 
शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक 
विवरणी ( प्ररूप ज-1) के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( 16) प्ररूप ज-7 में , “ भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज -1 ) के भाग 3 में है " 
शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक 
विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


( 17) प्ररूप ज-8 में , 
( i) " भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) के भाग 3 में है " शब्दों, अक्षरों और 
अंकों के स्थान पर क्रमशः “ भाग 2क और भाग 3 वही जो लौह अयस्क के बारे में वार्षिक विवरणी ( प्ररूप ज - 1 ) 
के भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः है " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


(ii ) भाग 5 में , क्रम सं06 के सामने “ देशी उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/ प्रेषण " शीर्षक 
के नीचे सारणी में , “ अयस्क की श्रेणी " स्तंभ शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
“ विक्रय का स्थान "; 
(18) प्ररूप ज -9 में , 
( क ) भाग 3 में , 

(1 ) क्रम सं0 1 के सामने “ वर्ष के दौरान उपभोग की गई सामग्री की मात्रा और लागत ” शीर्षक के 
नीचे", 

(i) सारणी में , "विवरण " स्तंभ शीर्षक के नीचे, 
( क ) मद सं0 "(i) " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
"(i) ईंधन 
( क ) कोयला 


( ख ) डीजल तेल 


( ग) पैट्रोल 
( घ) मिट्टी का तेल 
( ड) गैस "; 
( ख) मद सं0 "( iv ) " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
"(iv)( क ) टायर 
( iv)( ख) काष्ठ और अवलम्ब 
( iv )( ग) वेधन दंड और किट " 

(ii) मद सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तंभ शीर्षक " वर्णन " के नीचे मद सं 1 और 
उससे संबंधित अन्तःस्थापित की गई प्रविष्टियों के सामने , स्तंभ शीर्षक “ एकक " के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


“ टनों में 
लिटरों में 


लिटरों में 
लिटरों में 


क्यूबिक मीटरों में । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


- 


( 2) मद सं 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात् : 

"6. अन्य व्यय ( रू0 में ) 
(i ) उपरि 
( ii ) अनुरक्षण 
( iii ) कर्मकारों को संदत्त अन्य फायदों का धनीय मूल्य 

(iv ) वृत्तिक अभिकरणों को किए गए संदाय ” । 
( ख ) भाग 5 में , क्रम सं0 6 के सामने “ देशी उपभोग के लिए और निर्यात के लिए किए गए विक्रय/ प्रेषण " शीर्षक 
के नीचे सारणी में , “ अयस्क की श्रेणी " स्तंभ शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक अन्तःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
“ विक्रय का स्थान "; | 


[ फा . सं . 7 ( 3 )/ 99 - एमवीआई ] 

एस. पी. गुप्ता , संयुक्त सचिव 


नोट : - मुख्य नियम , सरकारी राजपत्र में , जी . एस . आर . 1023 ( ई) दिनांक 24 अक्टूबर , 1988 के द्वारा 
प्रकाशित किये गए थे तथा इन्हें , पिछली बार , जी . एस.. आर . 227( ई) दिनांक 22 अप्रैल , 1991 तथा जी . एस. . 
आर . 580( ई) दिनांक 4 अगस्त , 1995 द्वारा संशोधित किया गया था । 


( 47 II - gus 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OFMINES AND MINERALS 

(Department of Mines ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th January , 2000 


G . S . R . 55 ( E ).- In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals 
(Development and Regulation ) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules , 1988 , 
namely , 


1 . 


( a ) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) 
Rules , 2000 . 
(b ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


In the Mineral Conservation and Development Rules , 1988 , (hereinafter referred to as the 
principal rules ), after CHAPTER -I, the following "CHAPTER -IA " shall be inserted , 
namely , 


" CHAPTER -IA 


RECONNAISSANCE OPERATIONS 


3A . Scheme of reconnaissance.- Every holder of a reconnaissance permit shall submit to 
the Controller General and the Regional Controller or the authorised officer within a 
period of sixty days from the date of execution of the reconnaissance permit, a scheme of 
reconnaissance operations indicating the manner in which he proposes to carry out 
reconnaissance operations in the area covered by the permit and in particular: 

particulars of the area such as aerial extent, boundaries ; 
(b ) the scale of the plan and the area of geological mapping ; and 
(c ) the particulars of the machines and instruments to be used . 


(a ) 


3B . Modification of scheme of reconnaissance : 
( 1 ) A reconnaissance scheme prepared and submitted under rule 3A may be modified 

at any time on geological considerations by the holder of a reconnaissance permit 

during continuance of the reconnaissance permit . 
(2 ) Any modification carried out under sub -rule ( 1) shall be intimated to the Controller 

General and the Regional Controller or the authorised officer by the holder of 
reconnaissance permit within a period of fifteen days . 


3C . Reconnaissance operations to be carried out in accordance with the scheme of 
reconnaissance .- Every holder of the reconnaissance permit shall carry out the 
reconnaissance operations in accordance with the scheme of reconnaissance submitted 
under rule 3A or with such modifications, if any , as intimated under rule 3B , or as directed 
by the Controller General or Regional Controller or the authorised officer. 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II -- Sec. 3 (1)] 


3D . Intimation about reconnaissance operations .- Every holder of a reconnaissance 
permit shall send to the Controller General, Controller of Mines and the Regional 
Controller, an intimation in Form -AA of the commencement of reconnaissance operations 
so as to reach them within a period of fifteen days of such commencement. 


3E . Submission of reports about reconnaissance operations.- Every holder of a 
reconnaissance permit shall send to the Controller General, Controller of Mines and the 
Regional Controller an yearly report in Form -BB along with all the aerial, photo 
geological, geophysical, geochemical and such other data collected by him as per the 
conditions stipulated in the reconnaissance permit so as to reach them within thirty days 
after expiry of every year from the date of execution of the reconnaissance permit or the 
expiry of the reconnaissance permit or the abandonment of the reconnaissance permit or 
termination of reconnaissance permit, whichever is earlier.". 


In rule 4 of the principal rules. 


in sub - rule ( 1 ), in clause ( e ), after the word mining the words , " if any, proposed " 
shall be inserted; 


in sub -rule (2 ), in clause (b ), for the words , " an environmentalmanagement plan 
incorporating proposals for the" the words, " steps proposed to be taken for 
protection of environment which will include" shall be substituted . 


In rule 9 of the principal rules , in sub -rule ( 2 ), after the words " the authorised officer", the 
words " or the officer authorised in this behalf by the State Government, as the case may 
be," shall be inserted . 


In rule 10 of the principal rules, 


0 


in suhu 


in sub -rule (1 ), after the words, "the Controller General,", the words, " or the 
officer authorised in this behalf by the State Government, as the case may be " 
shall be inserted ; 


( ii ) 


in subur 


in sub -rule (2 ), after the words " the authorised officer", the words " or the officer 
authorised in this behalf by the State Government, as the case may be" shall be 
inserted . 


In rule 11 of the principal rules, - 


in sub -rule (1), for the words " to the Regional Controller for his approval" the 
words " to the Regional Controller or the authorised officer or the officer 
authorised in this behalf by the State Government, as the case may be , for 
approval" shall be substituted ; 


in sub -rule (2 ), after clause (c ), the following clause shall be inserted , namely , 


" (d ) to the officer authorised in this behalf by the State Government in respect of 
mining plan approved by the State Government" 


for sub -rule (3 ), the following sub - rule shall be substituted , namely: 


" (3 ) The Regional Controller, Controller of Mines, the Chief Controller ofMines or 
the authorised officer or the officer authorised in this behalf by the State 
Government, as the case may be, on receiving an application made under sub 


[ TT II - QUG 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


rule ( 2 ) may, on being satisfied , extend the period for submission of the mining 
plan for the period mentioned in clause ( a ), (b ), (c ) or ( d ) of the said sub - rule " ; 


( iv ) 


in sub -rule ( 4 ), - 


(a ) after the words " The Regional Controller", the words" " or the officer 

authorised in this behalf by the State Government, as the case may be," shall 
be inserted; 


(b ) the word " his " shall be omitted ; 


for sub -rule (5 ), the following sub - rule shall be substituted, namely: 


" (5 ) The Regional Controller or the officer authorised in this behalf by the State 
Government, as the case may be, shall, within a period of 90 days from the date 
of receipt of the mining plan or the modified mining plan , convey approval or 
disapproval to the applicant and in case of disapproval shall also convey the 
reasons for disapproving the said mining plan or the modified mining plan .". 


7 . 


In rule 12 of the principal rules, 


(i) 


sub -rule ( 1) shall be omitted ; 


ci 


in sub -rule (2 ), after the words, "Regional Controller", the words " or the officer 
authorised in this behalf by the State Government, as the case may be," shall be 
inserted ; 


in sub -rule (3 ), after the words , " Regional Controller", the words " or the officer 
authorised in this behalf by the State Government, as the case may be," shall be 
inserted ; 


( iv ) 


in sub -rule (4 ), after the words , " the authorised officer", the words " or the officer 
authorised in this behalf by the State Government, as the case may be" shall be 
inserted . 


In rute 26 of the principal rules , in proviso to sub -rule ( 3 ), after the words , "Controller 
General" the words " or the Chief Controller of Mines , as the case may be," shall be 
inserted . 


in rule 28 of the principal rules , 


in sub - rule ( 1), in proviso to clause (d ), after the words, " Controller General" , the words 
" or the Chief Controller of Mines , as the case may be," shall be inserted ; 


in proviso to sub - rule (2 ), after the words, "Controller General", the words " or the Chief 
Controller ofMines , as the case may be," shall be inserted ; 


in sub rule (5 ), 


the following sub -clause shall be substituted , 


(a ) in clause (a ), for sub -clause (i), 

namely : 


" (i)an administrative surface map showing the boundary of the mining lease , and the 
adjoining area lying preferably within five kilometres thereof;"; 


ili 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (i)] 


(b ) in proviso , after the word ," administrative ", the word " surface" shall be inserted ; 


(c ) in clause (b ), for sub - clause (i), the following shall be substituted , namely : 
" An administrative surface map showing the boundary of the mining lease ,". 


0 . 


In rule 42 of the principal rules , in sub -rule (6 ), 


(i) 


the clauses (a ),(b) and (c ), shall be omitted ; 


for clause ( d ), the following shall be substituted , namely: 


" ( d ) Persons possessing the qualifications and experience corresponding to the 
category of mines as laid down in the Table below shall be eligible to be employed in 
respect of the category of mines specified : 


TABLE 


Qualifications 


Experience 


Category of 
Mines 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


Nil 


All category 
B Mines 


(i) Diploma in Mining or Post 
graduate Degree in Geology 
with First Class Matelliferrous 
Mine Manager s Certificate 


( ii) Holder of First Class 
Metalliferrous Mine 
Manager s Certificate 


Two years experience 
after obtaining the 
Certificate 


All category 
B Mines 


( iii)Diploma in Mining or Post 
graduate Degree in Geology 
or equivalent 


3 years experience 
in supervisory capacity 
in mine 


All category 
B Mines 


(iv ) Graduate in Geology or holder 
of Second Class Metalliferrous 
Mine Manager s Certificate. 


All category 
B Mines 


5 years experience after 
graduation or one year s 
Experience after obtaining 
the Certificate 


(v ) Secondary School Leaving 
Certificate with Mines 
Foreman s Certificate 


5 years experience 
as a Mine 
Foreman /Mate 


All open cast 
mines of 
Category B ". 


11. 


in rule 57 of the principal rules, 

( a ) in sub -rule (1 ), 


(i) after the words, " subordinate to the Controller General,", the words " or an 

officer of the State Government, as the case may be," shall be inserted ; 


( ii) the following proviso shall be inserted at the end, namely: 


[ 2777 ]I - 


E 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" Provided that if any order made or direction issued as aforesaid by an officer 
subordinate to the Chief Controller of Mines , the application shall be made to 
the Chief Controller of Mines who shall deal with the application in the manner 
prescribed hereunder."; 


(b ) 


in sub - rule (2 ), for the proviso , the following shall be substituted , namely : 


" Provided that the Controller General or the Chief Controller of Mines , as the 
case may be,may suspend the operation of the order appealed against, pending 
disposal of the revision application ." ; 


in sub -rule (3 ), after the words , " Controller General " the words " or the Chief 
Controller of Mines , as the case may be," shall be inserted ; 


for sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 


" (4 ) Any person aggrieved by any ordermade or direction issued by the Chief 
Controller of Mines may within thirty days of the communication of such order or 
direction , apply to the Controller General for a revision of the order or direction , 
provided that any such application may be entertained after the said period of 
thirty days , if the applicant satisfies the Controller General that he had sufficient 
cause for notmaking the application within time." ; 


(e ) 


for sub -rule (5 ), the following sub -rule shall be substituted , namely: 


" (5 ) On receipt of any such application under sub -rule (4 ), the Controller 
General may confirm , modify or set aside the order or direction made or issued 
by the Chief Controller of Mines or may pass such orders in relation to the 
applicant, as itmay deem fit and such decision shall be final."; 


in sub -rule (6 ), for the words " Central Government," wherever they occur, the 
words "Controller General," shall be substituted . 


In Schedule to the principal rules, 


(1) 


after "FORM -A", the following " FORM -AA" shall be inserted, namely: 


" FORM -AA 


(Notice of commencement of reconnaissance operations) 

(See rule 3D ) 


IMPORTANT 


To , 


1. 


This Form , duly filled in must reach the 
concerned authorities within fifteen days 
of the commencement of reconnaissance 
operations . 


The ControllerGeneral, 
Indian Bureau ofMines, 
Nagpur - 440 001 


The Controller of Mines , 
Indian Bureau of Mines , 


The RegionalController of Mines , 
Indian Bureau of Mines 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (i)] 


State Government concerned , 


Name of the mineral or minerals for 
which reconnaissance permit has 
been granted 


Name and address of the permit holder 


i case the permit holder is a Company 
or Partnership Firm or Co -operative , 
please indicate 


(0) 


Name and address of the Director 
in - charge 


Address of the Registered Office 


4 . Particulars of reconnaissance permit . 


(i) 


Date of execution 


(i) 


Period 


------ - ----- 


years , 


from -- - - - - - - - - 


- -- -- - - - - 


Area under permit 


- - -- - ---hectares . 


5 . 


Location of the reconnaissance permit area (A map showing the location on Scale 
1 :250,000 should be enclosed) . 


Topo Sheet Number( s ) 


DOOMSDONAR 


Co- ordinates of corner points 


(iii) 


(a) 


District(s) 


(b ) 


State 


Particulars of Geologist or Mining Engineer, if any, employed for the reconnaissance . 


Name and address : 


Qualifications 


Date of appointment 


( iv ) 


Nature of appointment 


Whole time ( ) Part time ( ) 


(Please tick ( V ) mark one of the boxes whichever is applicable ). 


Date of commencement of reconnaissance operations 


( 471 II - GUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


Place : 


Date : 


Signature : 


Name in full: 


Designation : Owner/ Agent/Mining 

Engineer/Manager 


* This should be sent to the Controller of Mines/Regional Controller of Mines in whose territorial 
jurisdiction the area falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of 
Mines , under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules , 1988 ."; 


( 2 ) 


after the existing "FORM - B " , the following "FORM - BB " shall be inserted , namely: 


" FORM - BB 
( See rule 3E ) 


Progress report of reconnaissance survey in respect of .... 


... ... .....(the name of 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


the mineral(s )]...... 


....... . ..... for the year... ... ... . 


Submitted to : 


IMPORTANT 


1. 


This Form fully filled - in must reach the 
Concerned authorities within thirty days 
after expiration of one year from the 
date of execution of reconnaissance permit 
or the expiry of reconnaissance permit or 
abandonment of reconnaissance 
operations , whichever is earlier . 


Controller General, 
Indian Bureau of Mines , 
Indira Bhavan , Civil Lines , 
Nagpur -440 001 


Controller of Mines 
Indian Bureau of Mines 


* 3 . 


The Regional Controller ofMines 
Indian Bureau of Mines 


4 . 


State Government concerned 


Name of the permit holder 


Nature of the firm . 


Address of the firm 


Area under permit 


-- - 


- - -(square kms.) 


Location : 


(1) 
(ii) 


Topo sheet No.(s) 
Co - ordinates of corner points 


174 GI/ 2000 _ 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC. 3 (1)] 


- 


- 


- 


SA 


(iii) 
(iv) 


Districts (s) 
State 


Date of grant of permit 


Period of permit 


Reconnaissance survey work done 
( A brief description of the work involved along with particulars of the machines and 
instruments used would be given against each of the following items) 


Co 


. 


Regional Survey 
Aerial/photogeological work 
GeologicalMapping including 
area covered and scale 
Geophysical 
Geochemical 
Test drilling : Number, area of influence 
meterage and sampling. 


(vi) 


Nature and structure of the ore body 


10. 


Analysis of the ores or minerals 


11 . 


If abandoned 


(1) 


Date of abandonment 


Reasons for abandonment 


PODGOROSTORU 


- 


- - 


cu 


c 


- O - ESPA 


Signature 
(Full name of the Signatory ) 
Designation 
and 
Address 
Date of despatch ---- -- -- 


* This should be sent to the Controller of Mines/Regional Controller of Mines in whose territorial 
jurisdiction the area falls as notified from time to time by the Controller General, indian Bureau of 
Mines, under rule 62 of the Mineral Conservation & Development Rules , 1988 ." 


(3 ) 


in Form - C , after item number 4 relating to Ownership of the mine and the entries 
relating thereto , the following item numbers and the entries shall be inserted , 
namely : 


" 4A . Date of opening /reopening of mine : 
4B . In case of reopening , date of discontinuation "; 


( 47 II - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


( 4 ) 


in Form F - 1, in PART || under heading " (PRODUCTION , DESPATCHES AND 
STOCKS)", against serial number 5 , under heading " Sales /Despatches effected for 
Domestic Consumption and for Exports " , in table , after the column heading "Grade 
of ore", the following column heading shall be inserted ,namely: 
" Place of sale "; 


(5 ) 


in Form F -2 , in PART II under heading " (PRODUCTION , DESPATCHES AND 
STOCKS)", against serialnumber 3, under heading " Sales/ Despatches effected for 
Domestic Consumption and for Exports ", in table after the column heading " Grade 
of ore " the following column heading shall be inserted , namely : 
" Place of sale "; 


(6 ) 


in Form F - 3, in PART II under heading "(PRODUCTION , DESPATCHES AND 
STOCKS )", against serial number 3 , under heading " Sales/Despatches effected 
for Domestic Consumption and for Exports" , in table after the column heading 
" Grade of ore" , the following column heading shall be inserted , namely: 
" Place of sale " ; 


( 7 ) 


in Form F - 4 , in PART II under heading " (PRODUCTION , DESPATCHES AND 
STOCKS )", 


(i) against serial number 2 , under heading "Grade -wise Production , Despatches 
and Stocks of Processed ore", in table , under column heading " Grades (% of Cr203 
content)", for the portion beginning with the word " Lumps:" and ending with the 
word " Concentrates:" , the following shall be substituted , namely: 


"Lumps: 
( a ) Below 30 % 
(b ) 30 % to 40 % 
( c ) 40 % to 47 % 
(d ) 47 % to 52 % 
( e ) 52 % and above 


Fines : 
( a ) Below 30 % 
(b ) 30 % to 40 % 
( c ) 40 % to 47 % 
(d ) 47 % to 52 % 
( e ) 52 % and above 


Concentrates:"; 


(ii) against serial number 3 , under heading " Sales/Despatches effected for 
Domestic Consumption and for Exports ", in table , after the column heading 
"Grade of ore " the following column heading shall be inserted , namely : 
" Place of sale "; 


In Form F -5 , in PART II under heading "(PRODUCTION , DESPATCHES AND 
STOCKS)" , against serial number 5 , under heading " Sales during the month " in 
table , after the column heading "Opening stock of Metals /Products" , the 
following column heading shall be inserted, namely: 
" Place of sale "; 


(9 ) 


In Form -F - 8 , in PART II under heading " (PRODUCTION , DESPATCHES AND 
STOCKS )", against serial number 4 , under heading " Sales /Despatches effected 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II - SEC 3 (1) 


- 


for Domestic Consumption and for Exports ", in table , after the column heading 
"Grade of ore", the following column heading shall be inserted , namely : 
" Place of sale"; 


( 10 ) 


In Form H - 1, 
(a ) after PART- II the following Part shall be inserted, namely : 


" PART- IIA (Capital Structure ) 
1 . Value of Fixed Assets * (Rs. 000 ).. ...... 
( in respect of the mine , beneficiation plant, mine , work - shop , power and water installation ) 


Description 


As at the Additions Sold or 
beginning during discarded 
of the year the year during 

the year 
3 4 


Depre 
ciation 
during 
the year 


Net Closing 
Balance 
Col. (2 + 3 ) 
(4 + 5 ) 


Estimted 
market 
value * * 


Land *** 


Building.... 


Industrial .. ... .... 


Residential.. ..... 


....... . ... . . 


Plant & Machinery including transport equipment. ..... .... . 


( iv ) 


Capitalised expenditure 
such as pre -production 
exploration , development, 
major overhaul and repair 
to machinery , etc . 
(As prescribed under 
Income Tax Act).. 


Total 


In case the fixed assets are common to more than one mine, furnish combined 
information for all such mines together in any one of the mines return and also indicate 
the names of other mines in which the information relates in the form provided above. If 
the returns for other mines , give only a cross reference to the particular mine s return 
where - in the information is included . 


Optional and may be furnished in respect of items (i),(ii) and (iii) if the mine owner 
desires. 


[ 471 ] - T E 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ttt 


Including any non recurring expenditure incurred on the acquisition of land . 


2 . Source of Finance (as at the end of the year) 


(i) Paid up Share Capital (Rs. 000 ) 


. .. . . . .. .. . .. . 


... 


. 


. .. 


. .. . 


(ii)Own Capital (Rs 000 ) 


( iii )Reserve & Surplus 

(All Types ) 


( IV )Long Term loans outstanding 


. . . . . . . . . 


Indicate the names of the leading institutions such as State Finance Corporation , Industrial 
Development and other Public Corporations, Co - operative Banks, Nationalised Banks and 
other sources along with the amount of loan from each source and the rate of interest at 
which loan has been taken . 


3 . Interest & Rents ( in Rs. 000 ) 


(i) Interest paid during the year 


.. . .. ... . ...... . .. . . .... ... . .. . .. ... ...... . . . . 


( ii) Rents (excluding surface rent) 

paid during the year 


(b ) 


in PART- 181, for serial number 6 and the entries relating thereto , the following 
serial number and entries shall be substituted , namely - 
“ 6 . Other expenses : 

Overhead 
Maintenance 
Money value of other benefits paid to workmen 
Paymentmade to professional agencies", 


0 


(c ) 


in PART- V , under heading " ( PRODUCTION , DESPATCHES AND STOCKS )" , 
against serial number 6 , under heading " Sales/Despatches effected for Domestic 
Consumption and for Exports" , in table , after the column heading "Grade of ore " 
the following column heading shall be inserted , namely 
"Place of sale " ; 


( 11) 


in Form H -2 , for the words and figures "PART- Ill same as PART- III", the words, 
figures and letters "PART -11A and PART-I|| same as PART- IIA and PART- LII 
respectively " shall be substituted ; 


( 12 ) 


in Form H -3 , 


(i) 


for the words and figures "PART- III same as PART III", the words, figures and 
letters " PART- IIA and PART-1|| same as PART -IIA and PART -1|| respectively " 
shall be substituted ; 


in PART- V , against serial number 5 , under heading " Sales/Despatches effected 
for Domestic Consumption and for Exports", in table , after the column heading 
" Grade of ore" the following column heading shall be inserted , namely 
" Place of sale " ; 


26 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Parr II - - Sec 3(1)] 


( 13) 


in Form H -4 , 


for the words and figures " PART -Il same as PART - Ill" the words , figures and 
letters " PART- IIA and PART-III same as PART-IIA and PART -Ill respectively " 
shall be substituted ; 


in PART- V , against serial number 2 , under heading "Grade -wise Production , 
Despatches and Stocks of Processed ore ", in table, under the column heading 
“Grades ( % of Cr203 content)", for the portion beginning with the word " Lumps." 
and ending with the word " Concentrates:", the following shall be substituted , 
namely : 


"Lumps: 
(a ) Below 30 % 
(b ) 30 % to 40 % 
( c ) 40 % to 47 % 
(d ) 47 % to 52 % 
( e ) 52 % and above 


Fines: 
( a ) Below 30 % 
(b ) 30 % to 40 % 
( c ) 40 % to 47 % 
( d ) 47 % to 52 % 
( e ) 52 % and above 


Concentrates :" ; 


(i) 


in PART - V , against serial number 5 , under heading " Sales /Despatches effected 
for Domestic Consumption and for Exports" , in table , after the column heading 
" Grade of ore ", the following column heading shall be inserted , namely - 
" Place of sale " ; 


( 14 ) 


in Form H -5 , 


(i) 


for the words and figures, " Part III same as Part III" the words, figures and letters 
" PART-IIA and PART- III same as PART- IIA and PART - Il respectively " shall be 
substituted , 
in PART- V , against serial number 5 , under heading " Sales during the year" , in 
table , after the column heading " Opening stocks of Metals /Products ”, the 
following column heading shall be inserted , namely: 
" Place of sale "; 


(15 ) 


in Form H -6 , for the words and figures " Part III same as Part III ", the words , 
figures and letters "PART- IA and PART-III same as PART- IIA and PART- IH 
respectively " shall be substituted , 


( 16 ) 


in Form H - 7 , for the words and figures "Part III same as Part III ", the words, 
figures and letters " PART- IIA and PART- III same as PART-IIA and PART-III 
respectively " shall be substituted ; 


( 17 ) 


in Form H -8 , 


[ 16 11 -- UUS 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


for the words and figures "Part III same as Part III ", the words , figures and letters 
" PART-IIA and PART-III same as PART -IIA and PART- II respectively " shall be 
substituted ; 


in PART- V , against serial number 6 , under heading " Sales/Despatches effected 
for Domestic Consumption and for Exports " , in table, after the column heading 
"Grade of ore " the following column heading shall be inserted , namely : 
" Place of sale" ; 


( 18 ) 


in Form H -9 , 


(a ) 


in PART III ,- 


(1) against serial number 1, under heading " Quantity and Cost of material 

consumed during the year", 


in table , under column heading "Description ", 


( A ) for item number " (i)" and the entries relating thereto , the following shall 

be substituted , namely : 


"(i)Fuel 

( a ) Coal 
(b ) Diesel Oil 
(c ) Petrol 
(d ) Kerosene 
(e ) Gas"; 


( B ) after the entry number (iv) and the entries relating thereto , the following 

shall be inserted , namely : 


" (iv ) ( a ) tyres 
(iv) (b ) timber and supports 
(iv)(c ) drill rods and kits ” 


against item number (i) and the entries relating thereto , so inserted , 
under column heading " Description " , under column heading " Unit" , for 
the entries , the following entries shall be inserted , namely , 

" Tonnes 
Litres 
Litres 
Litres 
Cum " 


( 2 ) for serial number 6 and the entries relating thereto , the following serial 

number and entries shall be substituted , namely: 


" 6 . Other expenses (Rs. ) 

Overhead 
( ii ) Maintenance 
( iii) Money value of other benefits paid to workmen 

Paymentmade to professional agencies ". 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II — Sec. 3 (1)] 


(b ) 


in PART - V , against serial number 6 , under heading " Sales /Despatches effected for 
Domestic Consumption and for Exports" , in table , after the column heading " Grade 
of ore " the following column heading shall be inserted , namely: 
" Place of sale ". 


[F No 7 (3 )/ 99 -MVI] 
S P. GUPTA , Jt. Secy. 


Note : The principal rules were published in the official gazette vide GSR 1023 (E ) dated 
the 24th October, 1988 and were lastly amended vide GSR 227 (E ) dated the 22nd April, 
1991 and GSR 580 (E ) dated the 4th August, 1995 . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


